रजिस्ट्री सं० डी०एल०- 33004/98 


REGD . NO . D .L.-. 


व्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


[ सं 


Em . .fi 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड (11) 
PART II - Section 3 - Sub- Section (ii) . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


VO 


से0 304 ] 
No. 3041 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 15, 1998 / वैशाख 25 , 1920 
NEW DELHI , FRIDAY, MAY 15, 1998 /VAISAKHA 25, 1920 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मई, 1998 
का . आ . 403 ( अ ).-~- केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की उपधारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
संस्थाओं का अनुमोदन करती है और उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित पात्र परियोजनाओं एवं स्कीमों तथा उनकी प्रक्कलित लागत को विनिर्दिष्ट करती 
है और उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में ऐसी लागत की वह अधिकतम रकम जो उक्त धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी , 
विनिर्दिष्ट करती है । 


सारणी 


क्रम सं . 


कम्पनी का नाम । 


परियोजना या स्कीम और 
उसकी प्राक्कलित लागत 


धारा 35 क ग के अधीन कटौती के 
रूप में अनुज्ञात की आने वाली 
लागत की अधिकतम रकम 


2 


65. 00 लाख रुपये । 


बोगाई गाँव रिफाइनरी 

असम में के बोंगाई गाँव, कोकराझार, गोलपाड़ा 
एवं पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तथा धुव्री जिलों में विशेष संपटक योजना एवं 
डाकघर - धाली गाँव, 

जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत कल्याण 
जिला- बोगाई गाँव, 

योजनाएं , अनुमानित लागत 65 . 00 लाख रुपये । 
असम - 783385. 
2. यह अधिसूचनानिर्धारण वर्ष 1999 - 2000 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत रहेगी । 


[ सं. 10587 / फा. सं . रा. स.- 29 / 98 ] 

वी . के. सहगल, उप - सचिव । 


1298GI/ 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th May, 1998 
S . O . 403 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) of the explanation to 
section 35AC of the income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government , onthe recommendations of the National 
Committe hereby approves the company specified in column (2 ) of the Table below and specifies the eligible project or scheme 
and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also specifics in the column (4 ) of the said 
Table , the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 


TABLE 


Serial Number 


Name of the Comapny 


Project or Scheme and estimated cost 

thereof 


Maximum amount of cost to 
be allowed as deduction 
under section 35AC 


2 


Rs. 65 . 00 lakhs 


Bongaigaon Refinery & 
Petrochemicals Limited , 
P. O . Dhaligaon, 
District Bongaigaon, . 
Assam- 783385 . 


Welfare Schemes under special component 
plan and Tribal sub - plan at Bongaigaon, 
Kokrajhar , Goalpara and Dhubri 
Districts of Assam ; likely to cost 
Rs. 65 . 00 lakhs. 


2. This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 1999-2000 . 

[ No . 10587/ F. No. NC - 29 / 98 ] 

V. K . SEHGAL , Dy . Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मई, 1998 
का . आ . 404 ( अ ). -- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी दिनांक 6 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं. का . आ . 20 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार बालगंगा शिक्षा प्रसार समिति, केमेरा ( केमर ) 
डाकखाना -सिलधारा, मार्फत घनसाली, टेहरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश की सन्दुल, केमर , टेहरी गढ़वाल , उत्तर प्रदेश में बालगंगा महाविद्यालय के निर्माण , 
सुसज्जित करने और चलाने की योजना को कर -निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम को क्रम सं . 8 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और चूंकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम तीन वर्ष से आगे तक बढ़ाए जाने की सम्भावना है । 

और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करने की सिफारिश की है ; 
. इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा बालगंगा शिक्षा प्रसार समिति, केमरा ( केमर ) डाकखाना -सिलयारा, मार्फत घनसाली, टेहरी 
गढ़वाल, उत्तर प्रदेश की सन्दुल, केमर, टेहरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में बालगंगा महाविद्यालय के निर्माण, सुसज्जित करने और चलाने की स्कीम अथवा 
परियोजना को मात्र एक सौ उन्यास लाख तिरानवे हजार रु. की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष 
से तीन निर्धारण वर्षों के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10588 / फा . सं. रा. सं. - 29 / 98 ] 

वी. के. सहगल, उप - सचिव । 


[ भाग II - खण्ड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


NOTIFICATION 

Now Delhi, the 15th May, 1998 
S. 0 . 404 ( E ). - Whereas by notification number S. O. 20 ( E ) dated the 6th January, 1995 issued under sub - section ( 1 ) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 8 , Construction , furnishing and running of Bal Ganga Mahavidyalaya at Sandul, Kemer, Tehri 
Garhwal, Uttar Pradesh of Bal Ganga Shiksha Prasar Samiti , Kemera ( Kemer), P. O . Silyara , via Ghansali , Tehri Garhwal , Uttar 
Pradesh as an eligiblo project or scheme for a period of three years beginning with assossment year 1995 - 96 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

And whereas the NationalCommittee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub-rule (5) of rule 1IM of the Income- tax rules , 1962 for specjiying the said project or 
scheme for a further period of three years ; 

___ Now , therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause ( 6) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of 
Construction, furnishing and running of Bal Ganga Mahavidyalaya at Sandul, Kemer, Tehri Garhwal , Uttar Pradesh of Bal 
Ganga Shiksha Prasar Samiti , Kemera ( Kemer ), P. O. Silyara , via Ghansali, Tehri Garhwal , Uttar Pradesh, at the estimated cost 
of rupoos ono hundred forty nine lakhs ninety three thousand only as an eligible project or scheme for a further period of threc 
assessment years commencing from assessment year 1998- 1999 . 

NO . 10588/ F. No. NC -29/ 98] 

V. K. SEHGAL, Dy. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मई, 1998 
का . आ . 405 ( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी दिनांक 12 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं. का . आ . 187 ( अ ) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं. 3 पर द एसोसिएटेड 
सीमेन्ट कंपनीज लिमिटेड, सीमेन्ट हाउस, 124 , महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई - 400020 द्वारा हिमाचल प्रदेश ,जिला बिलासपुर के घुमारविन स्थित डिग्री कॉलेज 
हेतु भवन के निर्माण, उपकरण तथा साजसज्जा को एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम की अवधि को दो वर्षों से अधिक अवधि तक बढ़ाए जाने की सम्भावना है ; 


और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से चलाई जा रही है, आयकर नियमावली,1962 
के नियम 11- 6 के उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और अनुमोदित 
राशि को छ : सौ एक लाख तेईस हजार रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है ; 

___ अतः अब आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केवल छ: सौ एक लाख तेईस हजार रुपये की अनुमानित लागत पर द एसोसिएटेड सीमेन्ट कंपनीज 
लिमिटेड, सीमेन्ट हाऊस, 124, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई- 400020 द्वारा हिमाचल प्रदेश , जिला बिलासपुर के घुमारविन स्थित डिग्री कॉलेज हेतु भवन के 
निर्माण, उपकरण तथा साजसज्जा की परियोजना या स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले 
वर्ष से आगे मात्र एक निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए तथा अनुमोदित लागत को छ: सौ एक लाख तेईस हजार रुपए मात्र तक बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट करती 


[ सं. 10589/ फा . सं. रा. सं.- 29/98 ] 


वी . के . सहगल, उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th May, 1998 
S .O . 405 ( E ).- - Whereas by notification number S.O . 187 (E ) dated the 12 March , 1997 issued under sub- section (1 ) 
read with clause ( b ) ofthe Explanationto section 35AC ofthe Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had 
specified at serial number 3 , Construction , equipments and furnishing a building for Degree College at Ghumarwin , District 

Bilaspur , Himachal Pradesh of The Associated Cement Companies Limited , Cement House, 121 , Maharishi Karve Road . 
Mumbai - 400020 as an cligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1997 - 98 ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3( ii )]] 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years ; 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub-rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of one year and enhancing the approved cost to rupees six hundred one lakhs twenty threo thousand 
only . 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (6 ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the schome or project of 
Construction , equipments and furnishing of a building for Degree College at Ghunarwin , District Bilaspur, Himachal Pradesh 
of The Associated Cement Companies Limited , Cement House , 121, MaharishiKarve Road ,Mumbai-400020 , at the estimated 
cost of rupees six hundred one lakh twenty three thousand only for a further period of one year i.e . assessment year 1999 -2000 
and enhancing the approved cost to rupees six hundred one lakh twenty three thousand only . 

[ No. 10589/ F. No. NC -29/98] . 

V . K . SEHGAL, Dy . Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मई, 1998 . 
का . आ . 406 ( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी को गई दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं. का. आ . 92 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जसलपुर, तालुका कड़ी, जिला 
महसाना - उत्तरी गुजरात के जसलपुर अरोग्य मण्डल द्वारा उत्सरी गुजरात के महसाना जिला - तालुका कड़ी के जसलपुर में स्थित पी. एच. भगवती सार्वजनिक 
हस्पताल में रखरखाव की योजना को कर निर्धारण वर्ष 1996 -97 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में क्र . सं. 9 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 


और चूंकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम तीन वर्ष के उपरान्त भी चलते रहने की सम्भावना है ; 


और चूंकि यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , राष्ट्रीय समिति ने आयकर 
अधिनियम 1962 के नियम 11 - 5 के उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की सिफारिश की है । 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के . साथ पठित उप 
खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा जसलपुर, सालुका कड़ी, जिला - महसाना, उत्तरी गुजरात के जसलपुर अरोग्य मण्डल द्वारा 
उत्तरी गुजरात के महसाना जिला, तालुका कड़ी के जसलपुर में स्थित पी . एच. भगवती सार्वजनिक हस्पताल के रख -रखाव की स्कीम अथवा परियोजना को 
मात्र चौतीस लाख सेईस हजार रुपए की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

. [ सं. 10590/ फा. सं. रा. स. - 29/98 ] 

वी . के . सहगल , उप - सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th May, 1998 
S . O . 406 ( E ). Whereas by notification number S .O . 92 (E ) dated the 2nd February , 1996 issued under sub - section ( 1) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 9, Maintenance for P. H . Bhagwati Sarvajanik Hospital at Jasalpur , Tal, Kadi, District Mehsana of 
North Gujarat of Jasalpur Arogya Mandal, Jasalpur, Tal. Kadi, District Mehsana , North Gujarat as an eligible project or scheme 
for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 97; . 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made 
a further recommendation under sub-rule ( 5 ) of rule IIM of the Income -tax rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of 
Maintenance for P . H . Bhagwati Sarvajanik Hospital at Jasalpur, Tal. Kadi, District Mehsana of North Gujarat of Jasalpur 

Arogya Mandal, Jasalpur, Tal . Kadi, District Mehsana, North Gujarat , at the estimated cost of rupees thirty four lakhs twenty 
three thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment 
year 1999 - 2000 . 

[ No . 10590/ E. No. NC -29/ 98 ] 

V. K . SEHGAL, Dy. Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 मई, 1998 


का . आ . 407 ( अ ).-- आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 13 मार्च, 1995 की अधिसूचना सं . का . आ . 194 ( अ ) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं. 9 पर स्पास्टिक सोसायटी 
ऑफ तमिलनाडु के एम जी आर चेंगलपटूजिले में समुदाय का पुनर्वास तथा विकलांगता के प्रति जागरूकता एवं छ: अस्पतालों में नवजात शिशुओं की 
जांच द्वारा पता लगाना तथा सामान्य स्तर के कार्यकर्ताओं को " शीघ्र पता लगाने " वाले त्रैमासिक प्रशिक्षण केन्द्रों को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में वर्ष 
1996 - 97 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 

और इस परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है ; 

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर 
नियमावली, 1962 के नियम 11 उ के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करने की सिफारिश की है । 


अब अतः केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा केवल तेरह लाख चालीस हजार रुपये की अनुमानित लागत पर स्पास्टिक सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, 
सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन, टी . टी . टी . आई. के सामने , तारामणि रोड, चेन्नई 13, तमिलनाडु की तमिलनाडु के चेंगलपटूजिले में सामुदायिक पुनर्वास 
एवं उसमें विकलांगता के प्रति जागरूकता तथा छ: अस्पतालों में नवजात शिशुओं की जांच द्वारा पता लगाना तथा सामान्य कार्यकर्ताओं को शीघ्र पता लगाने 
वाले त्रैमासिक प्रशिक्षण केन्द्रों की परियोजना यां स्कीम को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन 
निर्धारण वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10591 / फा . सं. रा. स. - 29 /98 ] 

वी . के . सहगल , उप - सचिव 
NOTIFICATION 

, New Delhi ,the 15th May, 1998 
S .O . 407 ( E ). — Whereas by notification number S. O . 194 (E ) dated the 13th March , 1995 issued under sub -section (1 ) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serialnumber 9 , Disability Awareness and Rehabilitation in the Community and detection through screening ofnow 
born in six hospitals and 3 monthly training centres of grass root level workers in Early Detection at MGR Chengalpattu 
district, Tamilnadu of the Spastics Society of Tamilnadu , Centre for Special Education , Oppt. T. T . T .I., TaramaniRoad, Chennai 
13, Tamilnadu as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 -97%; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said projector schome is being executed properly , made 
a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereby specifies the scheme or project of 
Disability Awareness and Rehabilitation in the Community and detection through screening of new born in six hospitals and 3 
monthly training centres of grass root level workers in Early Detection at MGR Chengalpatty district, Tamilnadu of The 
Spastics Society of Tamilnadu , Centre for Special Education , Oppt. T . T . T .I. Taramani Road , Chennai- 13 ; Tamilnadu , at the 
estimated cost of rupees thirteen lakh forty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assess 
ment years commencing from assessment year 1999 - 2000 . 

INo. 10591/ F. No. NC - 29/ 98 ] 

V .K . SEHGAL , Dy . Secy. 


Reyond esinningwoppr. 7.I fection de 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC. 3( ii )] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मई, 1998 
का . आ . 408 ( अ. ). - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
के अन्तर्गत दिनांक 8 अगस्त, 1995 को जारी की गई अधिसूचना का . आ . 713 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, 699 पुलाची वाडी, दक्षिण जिमखाना, पुणे 
411004, महाराष्ट्र की जनसेवा फाऊण्डेशन द्वारा महाराष्ट्र , जिला पुणे, तालुका वल्ही, ग्राम रनवाड़ी में 150 बिस्तर वाले वृद्धाश्रम की निर्माण योजना को 
निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर विनिर्दिष्ट किया 
था । 

और चूंकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्षों से आगे बढ़ने की सम्भावना है । 

और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर 
अधिनियम 1962 के नियम 11 उ के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे दो वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की है , 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा 699, पुलाची वाडी, दक्षिण जिमखाना पुणे - 411004, महाराष्ट्र की जनसेवा फाऊण्डेशन द्वारा महाराष्ट्र , 
जिला पुणे , तालुका पलही, ग्राम रनवाडी में 150 बिस्तर वाले वृद्धाश्रम के निर्माण की स्कीम अथवा परियोजना को करनिर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ 
होने वाले दो करनिर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र सतहत्तर लाख पचहत्तर हजार रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10592/ फा, सं. रा. स. 29 / 98 ] 

वी . के. सहगल , उप - सचिव 


S . O . 408 (E ). — Whereas by notification number S. O . 713 (E ) dated the 8th August, 1995 issued under sub -section ( 1) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax , Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government had 
specified at serialnumber 3 , Construction of 150 beds, old age home at Village Ranawadi, Taluka Velhi, District Pune, Maharashtra 
of Janaseva Foundation , 699 , PulachiWadi, Deccan Gymkhana, Pune -411004 , Maharashtra as an eligible project or scheme for 
a period of three years beginning with assessment year 1996 - 97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , mado 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years ; 

Now , therefore, the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) of. 
the Explanation to section 35AC ofthe Income -tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the schemeorproject of Construc 
tion of 150 beds, old age home at Village Ranawadi, Taluka Velhi, District Pune ,Maharashtra of Janaseva Foundation, 699 , 
Pulachi Wadi, Deccan Gymkhanna, Pune -411004 ,Maharashtra , at the estimated cost of rupees seventy seven lakhs seventy five 
thousand only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years commencing from assessment year 
1999 -2000. 


INo. 10592/ F. No. NC - 29/ 98] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मई, 1998 
का . आ . 409 ( अ. ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 30 मार्च, 1993 की अधिसूचना सं. का. आ. 216 ( अ ) द्वारा महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, कर्वे नगर , 
पुणे- 411052 द्वारा महाराष्ट्र , रत्नागिरि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं हेतु शिरगांव ग्राम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा एक पोलिटेक्नीक 
सहित तकनीकीशिक्षा परियोजना को एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1993 - 94 से आरम्भ होने वाले तीन करनिर्धारण वर्षों के 
लिए क्रम सं. -3 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे दिनांक 17 अगस्त, 1995 के का . आ . 723 ( अं ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 1996 - 97 , 1997 - 98 और 1998 
99 को समाप्त हाने वाले तीन और निर्धारण वर्षों के लिए बढ़ाया गया था । 

और इस परियोजना अथवा स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली 
1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की है ; 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, कर्वे नगर, पुणे - 411052 द्वारा महाराष्ट्र रत्नागिरी के ग्राम शिरगांव में आर्थिक रूप से 
कमजोर वर्ग की महिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा एक पोलिटेक्नीक सहित तकनीकी शिक्षा परियोजना को मात्र एक सौ सात लाख पैंसठ हजार 
रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना या स्कीम को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले आगे के 
तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10593 / फा . सं. रा. स .- 29/ 98 ] 

__ वी . के . सहगल, उप सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 15th May , 1998 
S . 0 . 409 ( E ). - Whereas by notification number S. 0 . 216 ( E) dated the 30th March, 1993 issued under sub -section ( 1 ) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had 
specified at serial number 3 , Technical educational project for women , comprising an Industrial Training Institute and a Poly 
technic at Village Shirgaon , near Ratnagiri, Maharashtra for women from economically weaker sections of Maharshi Karve 
Stree Shikshan Sanstha, Karve Nagar, Pune-411052 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1993- 94 which was extended for a period of three more years i. e. assessment years 1996 - 97 , 1997 -98 and 
1998- 99 vide S. O . 723 ( E) dated the 17th August , 1995% 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years , 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rule 11 M of the Income- tax rules, 1962 for specifying the said project or scheme 
for a further period of three years ; 

Now , therefore the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Technical 
educational project for women , comprising an Industrial Training Institute and a Polytechnic at Village Shirgaon , near Ratnagiri, 
Maharashtra for women from economically weaker sections ofMaharshi Karve Stree Shikshan Sanstha , Karve Nagar, Pune 
411052 , at the estimated cost of rupees one hundred seven lakhs sixty five thousand only as an eligible project or scheme for a 
further period of three assessment years commencing from assessment year 1999 - 2000 . 

INo. 10593 / F. No. NC- 29/ 98 ] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मई, 1998 
का. आ . 410 ( अ. ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं. सा. आ. 602 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं. 4 पर उज्जैन चैरिटेबिल 
ट्रस्ट अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, महादीक निवास , 50, क्षीरसागर कालोनी, उज्जैन -456006 ( मध्य प्रदेश ) द्वारा मध्य प्रदेश, उज्जैन के भुदवरिया में उज्जैन 
चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल एवं शोध केन्द्र के निर्माण को एक वर्ष की अवधि अर्थात् 1994 - 95 से आरम्भ हाने वाले एक वर्ष के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसे कि दिनांक 29 मार्च, 1994, सो आ . 268 ( अ ) के तहत दो वर्ष की अवधि अर्थात् निर्धारण वर्ष 
1995 - 96 एवं 1996 - 97 के लिए बढ़ाया गया था , जिसे पुनः दिनांक 21 मार्च के सां . आ . 232 ( अ ) के द्वारा दो निर्धारण वर्षों 1997 -98 एवं 1998 - 2000 
की अवधि के लिए बढ़ाया गया था । 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के पांच वर्ष के बाद भी चलने की संभावना है , 

और जबकि यह समाधान हो जाने पर कि परियोजना अथवा स्कीम का उपर्युक्त रूप से निष्पादन किया जा रहा है राष्ट्रीय समिति ने आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 115 के उपनियम ( 5) के तहत इस परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है । 

इस लिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उज्जैन चैरिटेबिल ट्रस्ट अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर , महादीक निवास, 50, श्रीरसागर कालोनी, उज्जैन -456006 
( मध्य प्रदेश ) के मध्य प्रदेश उज्जैन के भुदवरिया में उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल एवं शोध केन्द्र का मात्र एक सौ पचास लाख रुपये की अनुमानित लागत 
पर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले आगे और तीननिर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट 
करती है । 

[ सं, 10594 / फा. सं. रा. स. 29/ 98 ] . 

बी. के . सहगल , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( 1) ] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th ,May, 1998 
S .O . 410 (E ). - Whereas by notification number S.O . 602 (E ) dated the 12th August , 1993 issued under sub- section 
( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government 
has specified at serial number 4 , Construction of Ujjain Charitable Trust s Hospital and Research Centre at Bhudwaria in Ujjain , 
Madhya Pradesh of Ujjain Charitable Trust Hospital and Research Centre, Mahadik Niwas, 50 , Kshirsagar Colony , Ujjain 
456006 (M .P .) as an eligible project or scheme for a period of one year i.e. assessment year 1994 - 95 which was extended for a 
period of two year i.e . assessment years 1995 - 96 and 1996 - 97 vide S . O . 268 (E ) dated the 29th March , 1994 which again was 
extended for a further period of two years i.e. assessment years 1997 -98 and 1998 - 99 vide S . O . 232 (E ) dated the 21st March , 
1996%; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years ; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , mado 
a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 1IM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 

Now, therefore,the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) read with clause ( b) of 
the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construc 
tion of Ujjain Charitable Trust s Hospital and Research Centre at Bhudwaria in Ujjain , Madhya Pradesh of Ujjain Charitablo 
Trust Hospital and Research Centre , Mahadik Niwas , 50 , Kshirsagar Colony, Ujjain -456006 ( M . P .) at the estimated cost of 
rupces one hundred fifty lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing 
from assessment year 1999 - 2000 . 


[ No. 10594/ F. No . NC- 29/ 98 ] 

V. K. SEHGAL, Dy. Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मई, 1998 
का . आ . 411 ( अ.). - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना सं. का . आ . 97३ ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गांव कुकरु तहसील भैंसदेही, जिला बैतुल , 
मध्य प्रदेश में संतुलन सोसाइटी, द्वारा एनर्जीकंसलटेंट्स 27, महाराणा प्रताप नगर जोन - 2 भोपाल 462011 ( म०प्र० ) की बकरियों पालने की स्कीम, भवन, 
कुएं / अवरोध बांध का निर्माण और कुकरु विकास प्लान/ परियोजना चलाने को निर्धारण वर्ष 1996 -97 से आरम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि 
के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था । 

और चूंकि इस परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है, 

और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर 
अधिनियम 1962 के नियम 11ड के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत इसे आगे दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव कुकरु तहसील भैंसदेही, जिला बैतुल, मध्य प्रदेश में संतुलन सोसाइटी , द्वारा एनर्जी कंसलटेंट्स 27 , 
• महाराणा प्रताप नगर जोन -2 भोपाल 462011 ( म०प्र० ) को बकरियाँ पालने की स्कीम, भवन, कुएं/ अवरोध बांध का निर्माण और कुकरु विकास प्लान / 
परियोजना को चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र आठ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर करनिर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले , 
आगे दो और कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं . 10595/ फा . सं. रा. स . 29/ 98 ] 

वी. के . सहगल , उप सचिव 


[ भाग 1 - खण्ड ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 15th , May, 1998 
S. O . 411 ( E ). - Whereas by notification number $ .0 . 973 (E ) dated the 14th December, 1995 issued under sub - section 
(1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
had specified at serial number 16 , Goat raising scheme, construction of building , dug well/stop dain and running of Kukru 
Development plan Project at Village Kukru , Tehsil Bhainsdehi, District Betul, Madhya Pradesh of Santulan Society , Clo En 
orgy Consultants , 27, Maharana Pratap Nagar , Zone- II , Bhopal- 462011, Madhya Pradesh as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment year 1996 -97; 

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

AND WHEREAS the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11 M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years; 

NOW , THEREFORE , the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause 
( b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Goat 
raising scheme, construction of building , dug well /stop dam and running of Kukru Development plan Project at Village Kukru , 
Tehsil Bhainsdchi, District Betul, Madhya Pradesh of Santulan Society , Clo Energy Consultants , 27 , Maharana Pratap Nagar, 
Zone-II , Bhopal- 462011, Madhya Pradesh , at the estimated cost ofrupees eight lakhs only as an eligible project or scheme for 
a further period of two assessment years commencing from assessment year 1999 - 2000 . 


[ No. 10595/ F, No. NC - 29 / 98 ) 

V .K . SEUGAL , Dy. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मई, 1998 
का . आ . 412 ( अ. ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं . सा. आ. 521 ( अ ) दिनांक 14 जुलाई, 1994 द्वारा अमर सेवा संगम, पोस्ट बाक्स नं0 001, सुलोचना 
गार्डन्स , 7 - 4 - 104 बी० तेनकासी रोड, अयीकुडी- 627852 की तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के सेहनकोट्टई तालुका के अयीकुडो में स्थित विकलांगों 
के पुनर्वास केन्द्र के फेज- II का निर्माण कार्य और उसको चलाना, जिसमें ( क ) विकलांगों के लिए गृह का विस्तार करना, ( ख ) आठवीं कक्षा के स्तर तक 
शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय में नए कमरों को जोड़ना और ( ग ) फीजियोथिरैपी और व्यावसायिक केन्द्र की स्थापना शामिल है, की योजना को क्रम 
सं. 2 पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 

और चूंकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है , 
, और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली । । 
के नियम 11- 5 के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और तीन वर्ष की अधि के लिए निर्दिष्ट करने को सिफारिश की है , 

अतएव केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( । ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमर सेवा संगम, पोस्ट बाक्स नं० 001, सुलोचना गाईन्स , 7 - 4 - 104 बो तेनकासी रोड , अयोकदो 62755 की 
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के सेहनकोटई तालुका के अयोकुडी में स्थित विकलांगों के पुनर्वास केन्द्र के फेज ।। का निर्माण कार्य और उसको चलाने 
जिसमें ( क ) विकलांगों के लिए गृह का विस्तार करना, ( ख ) आठवीं कक्षा के स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय में नए कमरों को जोड़ना और 
( ग ) फीजियोथिरैपी और व्यावसायिक केन्द्र की स्थापना शामिल है , की परियोजना या स्कीम को मात्र चौवन लाख सात हजार रुपये को अनुमानित लागत 
पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1998 99 से शुरु होने वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं 10596 / फा , मं रा स . 


) 


यो के , महगल, उप सचिव 


071 /9.8 -- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 15th , May , 1998 
S . O . 412 (E ). - Whereas by notification number S .O . 521 (E ) dated the 14th July , 1994 issued under sub -section (1) 
road with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Governmenthad 
specified at serial number 2 , Construction and running of Phase- II of Rehabilitation Centre for handicapped at Ayikudy, Sehncottai 
Taluk , Tirunelveli District of Tamilnadu comprising ,- ( a) expansion of home for handicapped ; (b ) addition of new roomsto 
Shoclto provide education upto 8th standard ; (c ) establishment of physiotherapy and vocational centre of Amar Seva Sangam , 
Past Box No. 001, Sulochana Gardens, 7 -4 - 104B , Tenkasi Road , Ayikudy -627832 as an cligible project or scheme for a period 
o three years beginning with assossment year 1995 - 96 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or schemeis being executed properly , mado 
a furner recommendation under sub - rulo (5 ) of rulo 11M of the Income- tax Rulos, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore , the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) read with clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construc 
tion and running of Phase - II of Rehabilitation Centre for handicapped at Ayikudy , Sehncottal Taluk , Tirunelveli District of 
Tamilnadu comprising,- (a ) expansion of home for handicapped ; (b ) addition of now rooms to school to provide education upto 
8!h standard ; (c) establishment of physiotherapy and vocational centre of Amar Seva Sangam Post Box No . 001, Sulochana 
(i ndens, 7 -4 - 104B, Tankasi Road , Ayikudy -627852 at the estimated cost of rupees fifty four lakhs seven thousand only as an 
eigible project or scheme for a further period of throe assessment years commencing from assessment year 1998 - 1999 . 


[No. 10596 /F . No. NC -29/98 ] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy . 


अधिसूचना 

the fourt, 15 , 1998 
( type frym ) f - 114 22 70 * **, 1994 * I H . 41. 37 . 839 ( 37) Å HU * 
Aruf 44 3 9 4 # F S " 4. 60 MIU " PATA " 13.80 MINU " TEIKI 


PT. T. 413 ( 3 ). - fant 
FR À Haifa TOHO 7 AR 


af 


( . 1059791. 1.FIT. 29/98 ] 

वी. के . सहगल, उप सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th, May , 1998 
S . O . 413 ( E ). In the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification S. O . 839 (E ) dated the 22nd 
Novembor, 1994 in Coloumns 3 and 4 of the Table, against Serial number 7 relating to Sabarkantha Charitable Trust for the 
figures and words " 4.60 lakhs" read " 13,80 lakhs " . 


[No. 10597/F . No . NC -29/98 ] 

V .K . SEHGAL , Dy. Secy. 
अधिसूचना 

offat, 15 , 1998 
51. 27 . 414 ( 27 ). - - 377447 Tfufus 1961 ( 1961 17 43 ) YRT 35 Tit Felescu Tus ( u ) 75 74 yfon 394RT 
Parfa vrt # 30 97 , 1993 THE 1. 31 . 216 ( 37 ) GRT * 14 F4R 7th of the Af54 Us 


( 1) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ट्रस्ट, 6, इन्डियनमटाईल मेनसन, मैडम कामा रोड, म्यूजियम और सी . जी . हाल के सामने फोर्ट, मुम्बई- 400039 की महाराष्ट्र के थाने, रायगढ़ और नासिक 
जिलों के आदिवासी क्षेत्रों और अन्य गांवों और मुम्बई की गंदी बस्तियों में रोग निवारक रोग निदान उपचारात्मक चिकित्सा सहायता और जन जागरूकता 
कार्यक्रम को कर-निर्धारण वर्ष 1993 -94 से आरम्भ होने वाले आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 
11 पर विनिर्दिष्ट किया गया था , जो कि दिनांक 17 अगस्त , 1995 की सां . आ . 721 ( अ ) के द्वारा आगे की तीन वर्षों की अवधि अर्थात् निर्धारण वर्ष 
1996 - 97 , 1997 -98, 1998 - 99 के लिए बढ़ाई गई थी । 

और चंकि इस परियोजना अथवा स्कीम के छः वर्षों के बाद तक पैलने की संभावना है , 

और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 115 के उप नियम (5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की सिफारिश की है । 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फेमिली प्लानिंग तथा मेडिकल एड ट्रस्ट 6, इण्डियन मकैटाइल मेनसन, मैडम कामा रोड, म्यूजियम और सी . 
जी . हाल के सामने फोर्ट, मुम्बई - 400039 की महाराष्ट्र के थाने, रायगढ़ और नासिक जिलों के आदिवासी क्षेत्रों और अन्य भावों और मुम्बई की गन्दी बस्तियों 
में रोग निवारक और रोग निदान उपचारात्मक चिकित्सा सहायता और जन जागरूकता कार्यक्रम को उन्नीस लाख साठ हजार रु. की अनुमानित लागत पर कर 
निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले कर -निर्धारण वर्ष से आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 10598/ फा. स. रा. स. 29/98 ] 

वी . के . सहगल , उप सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th May , 1998 
S . 0 . 414 ( E ). - Whereas by notificaticn number S . O . 216 ( E) dated the 30th March, 1993 issued under sub -section 
(1) read with clause (6 ) of the Explanation to section 35AC of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Government 
had specified at serial number 11 , Preventive diagnosis curative Medical aid and mass awareness programmes in slums of 
Bombay and Adivasi areas and other villages of Thane, Raigarh , and Nasik districts ofMaharashtra of The Family Planning and 

Medical Aid Trust, 6, Indian Mercantile Mansion, Madam Cama Road , Opposite Musuem andC. G . Hall , Fort, Bombay -400039 
as an cligible projoct or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1993 - 94 which was extended for a 
period of three more years i... assessment year 1996 - 97 , 1997 - 98 and 1998 - 99 vide S. O . 721 ( E) dated the 17th August , 1995%3; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 

Andwbereas the National committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub- rule (5) of rule 11 M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), hereby specifies the schemeor project of Preventive 
diagnosis curative Medical aid and mass awareness programmes in slums of Mumbai and Adivasi area and other villages of 

Thane, Raigarh , and Nasik districts ofMaharashtra of The Family Planning and Medical Aid Trust, 6 , Indian Mercantile Man 
sion, Madam Cama Road , Opposite Musum and C . G . Hall, Fort, Mumbai -400039, at the estimated cost of rupees nineteen 
lakhs sixty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from 
assessment year 1999 - 2000 . 

[ No. 10598/ F. No . NC - 29 / 98 ] 

V .K . SEHGAL , Dy. Secy. 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1998 . 


